रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ससमेनजगने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 25 , 2015 / ज्येष्ठ 4 , 1937 
NEW DELHI,MONDAY, MAY 25 , 2015/JYAISTHA 4, 1937 


सं . 177 ] 
No. 177 ] 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

शुद्धिपत्र 
(मई 2015 के 15 वें दिन पारित ) 

मुम्बई, 18 मई , 2015 


गणपूर्ति 


(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मणियन , सदस्य (वित्त ) 
(ii ) श्री चन्द्रभान सिंह, सदस्य ( अर्थशास्त्र ) 

सं . टीएएमपी / 23 / 2013- एमबीपीटी . - इस प्रधिकरण ने मुंबई पत्तन न्यास ( एमबीपीटी) से इसके दरमान के 
सामान्य संशोधन हेतु एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में प्रकरण सं . टीएएमपी/ 23/ 2013/ एमबीपीटी का 
दरमान अधिसूचित करते हुए एक आदेश दिनांक 2 जनवरी, 2015 को पारित किया था । यह आदेश भारत का 
राजपत्र, असाधारण ( भाग III खंड 4) में राजपत्र सं. 19 के माधयम से 19 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया 
गया था । 
2. तदोपरांत, एमबीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13 फरवरी , 2015 के 
इसके आदेश के जरिए एक शुद्धिपत्र पारित किया गया है जिसमें अधिसूचित दरमान में एमबीपीटी द्वारा निदेशित 
कुछ त्रुटियों को ठीक किया गया था । वह शुद्धिपत्र राजपत्र सं. 73 के द्वारा 4 मार्च, 2015 को भारत का राजपत्र में 
अधिसूचित किया गया है । 
3. अब , ऐसा देखा गया है कि 19 जनवरी , 2015 को अधिसूचित दरमान और इसकी शर्तों में कुछ और त्रुटियाँ छूट 
गई हैं, जैसाकि दिनांक 16 मार्च, 2015 के इसके पत्र द्वारा एमबीपीटी द्वारा सूचित किया गया है। त्रुटियों और उन 
पर की गई शुद्धियों का विवरण नीचे दिया गया है : 


2307 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


क . मासिक गोदी प्रवेश परमिट ( एमडीईपी) प्रभार और डुप्लीकेट एमडीईपी 
क्रम . दरमान का संदर्भ जैसा अधिसूचना मे छपा | निम्मानुसार पढ़ा जाए 


स . 


अध्याय । 
अनुसूची 9. 2 ग - 
गोदी प्रवेश परमिट 
प्रभार 


( ग ) मासिक 

डीईपी 

( एमडीईपी ) 
( घ ) 

डुप्लीकेट 
| एमडीईपी 


मासिक 
डीईपी 
( एमडीईपी ) 


= | रु. 250/ 

प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन 
रु. 350/ 
प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन 
( रु. 100/ 
का दंड 
प्रभार 
समेत ) 


| ( घ ) डुप्लीकेट 

एमडीईपी 


रु . 250/ 
प्रति 
महिना 
प्रति 
व्यक्ति 
रु . 350 / 
प्रति 
महिना 
प्रति 
व्यक्ति 
(रु . 100/ 
का दंड 
प्रभार 
समेत ) 


ख . दैनिक लॉरी परमिट 
दैनिक लॉरी परमिट की मद में खंड 9. 2ग के क्रम सं . ( एल ) पर प्रदत्त रु. 50/ - प्रति वाहन की दर को हटाया 
जाता है। बाद में आए क्रम सं. ( एम ) की क्रम सं. (एल) पढ़ा जाए । 


टी. एस . बालासुब्रमणियन , सदस्य (वित्त ) 
[ विज्ञापन- III/4/असा./143/ 2015 (71)] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 


CORRIGENDUM 
(Passed on this 15th day ofMay 2015 ) 
Mumbai, the 18th May, 2015 

QUORUM 
Shri T . S . Balasubramanian , Member (Finance ) 
Shri Chandra Bhan Singh ,Member ( Economic) 


(i) 
( ii ) 


No . TAMP / 23 /2013-MBPT. — This Authority had passed an Order dated 2 January , 2015 , notifying the Scale of Rates in 
case No . TAMP /23 /2013/MBPT relating to the proposal received from the Mumbai Port Trust (MBPT ) for general 
revision of its Scale of Rates (SOR ). This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 
19 January, 2015 vide Gazette No . 19 . 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Thereafter , based on the request made by the MBPT, this Authority vide its Order dated 13 February , 2015 has 
passed a Corrigendum rectifying some errors pointed out by the MBPT in the notified Scale of Rates. The Corrigendum 
has been notified in the Gazette of India on 4 March , 2015 vide G .No. 73 . 


3 . Now , it is seen that somemore errors have occurred in the SOR and its conditionalities notified on 19 January , 
2015 , as pointed outbyMBPT vide its letter dated 16 March , 2015 . The details of the errors and the correctionsmade are 
detailed below : 


A . 


Monthly Dock Entry Permit (MDEP) Charges and Duplicate MDEP . 


As appeared in the Notification 


To be read as given below 


SI. Reference 
No. to the SOR 


DEP 


= 


Monthly 
(MDEP) 


250/- per person per 
day 


(c) 


= 


Chapter IX 
Schedule 
9 . 2 . C - 
Dock Entry 
Permit 
Charges 


Monthly DEP 
(MDEP) 


* 250 /- per month per 
person . 


(d ) 


Duplicate MDEP 


350/- per person per 
day ( including penal 
charges of 100 /-) 


(d ) 


Duplicate 
MDEP 


350 /- per month per 
person (including penal 
charges of 100 /-) 


Daily Lorry Permit : 


The rate of 50 /- per vehicle prescribed at sl. no . (1) of Section 9.2 .C towards Daily Lorry Permit is deleted . 
The subsequent sl . no . (m ) may be read as sl. no . (1). 


T .S. BALASUBRAMANIAN , Member ( Finance) 

[ADVT. - III /4 / Exty ./143 /2015 (71) ] 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


